निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 905) पटना , सोमवार , 17 अक्तूबर 2016 


सं० 2 / सी0 - 1098 / 2006 - सा0प्र0 - 13419 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

30 सितम्बर 2016 
श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 129 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी - सह 
निर्वाची पदाधिकारी, ठकराहा, बेतिया सम्प्रति भूमि उप समाहर्ता, समस्तीपुर के विरूद्ध पंचायत निर्वाचन में अवैध एवं 
मनमाने ढंग से नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत करने , राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत कार्य करने तथा 
सरकारी पदाधिकारी के कर्त्तव्यों के विपरीत आचरण बरतने के आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , 
बेतिया के पत्रांक 388 दिनांक 07.09. 2006 द्वारा गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क साक्ष्य सहित ग्रामीण विकास विभाग के 
पत्रांक - 11274 दिनांक 25.09. 2006 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया । विभागीय पत्रांक 10378 दिनांक 13.10 . 
2006 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री भारती को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया । श्री भारती के 
पत्र दिनांक 28 .12.2006 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 
गया । विभागीय पत्रांक 2517 दिनांक 07.03. 2007 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , 
बेतिया से मन्तव्य की मांग की गयी एवं श्री भारती को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया । 
जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 59 दिनांक 08.02. 2009 द्वारा प्राप्त मन्तव्य स्पष्ट नहीं रहने के 
कारण विभागीय पत्रांक 6443 दिनांक 06.07. 2009 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर कंडिकावार सुस्पष्ट मन्तव्य उपलब्ध 
कराने हेतु अनुरोध किया गया । कई स्मारों के बावजूद जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया के पत्रांक 69 
दिनांक 04.03.2016 द्वारा पूर्व में समर्पित मन्तव्य ( पत्रांक 59 दिनांक 08.02.2009) की प्रति ही उपलब्ध करायी गयी । 

प्रतिवेदित आरोप, श्री भारती द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मन्तव्य की सम्यक 
समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों के 
जाँचोपरान्त ज्ञापांक 140 दिनांक 07.05.2006 द्वारा सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार , पटना को प्रतिवेदन प्रेषित 
की गयी , जिसमें श्री दरोगा चौधरी, साकिन - भतहवा, प्रखंड - ठकराहा के नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के 
लिए दोषी पाते हुए स्थानान्तरित कर अन्यत्र पदस्थापित करने तथा इनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की 
गयी थी । साथ ही बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 40 (1 )( क ) के आलोक में श्री भारती के विरूद्ध 
प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया । 

2. सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि०प्र०से0 ), कोटि 
क्रमांक 129 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी - सह -निर्वाचन पदाधिकारी, ठकराहा, बेतिया सम्प्रति भूमि उप 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2016 
समाहर्ता, समस्तीपुर के विरूद्ध अनुलग्नक अनुबंध में अविष्ट आरोपों की वृहद जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 17 / 19 के प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही 
संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, 
पश्चिम चम्पारण , बेतिया द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में 
संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन / 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी, आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

4. श्री महेन्द्र कुमार भारती, बि0प्र0से0 से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष 
रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 905 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


